ri Fe 
% $ e 





E 
EN CC-0. Swami 





¿C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangot 


I कफ N] 


| CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
i 44 MES EEE SIS . 


7 ' श्रो जगहुर पंचाचायोः प्रसीदन्तु 
४ शाक्तिविशिष्टाहेत सिडान्त 


— S 





प्रतिपादक 

| नागनूरू वृहन्मठाध्यक्ष 
E aa, श्रीकाशीनाथशास्त्री जी 
| HER 


Im 


जंगमवाटिकाविराजमान 
श्री MEGANE गुरुकुलीय 


i 
07 
k काशीवीरशेव विद्वतसंघ 
‘me 
| Ge qo पावगी, 
ध हितचिन्तक प्रेस, रामघाट, काशी. 


सझुद्नक-- 
yo So सन्‌ १९३७ | i | 
A FS PD ES A GY TS GS [TL ARAS 


L 

: 

। 

L 

शक क. 
अकाशक L 
L 

L 

| 

L 

Q 

2 

। 


| 
CC-0. Swami Atmanand Girt (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotrif 





H 








—— o e कक ला. क = < K 
न œ> = 


प्रकाहाक- श्री वागीश शिवाचाये, 
जंगमवाडीमठ काशी. 





२४२७ A 


75 
ee 


Ww 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prab {ieda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





s 
ee 10 
५७ Pa 
Tus > 
v KT . 
paan v d 
à 4 
DR CAN 
` x 


पर, 
ricos 


S * 
“a 
rs 
EASA 


WS 8 3 De 
AR AR Y f 


ORR RRP 
30% ४ 
. oR 








CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri - 





O22... eek. temer xe” E 


CC-0. Swami Atmanagd-Giri-(Prabhuji) Veda Nighi Yaranasi. Digitzed by eGangotri 


d sae 


प्रकाशक को दो बाते 


सम्मान्यं gales लोगोंको... यह . विदित हो कि, कृुर्णाटक- - 
सिहाखन Aas राजधानी में गत ता० २-४-३५ के दिन तत्त्वशास्त्र 
महासभा का आयोजन हुआ थां ।. उसे महासभामें . मेसूरु निवासी 
वीरदीवमंतोद्वारक, नागनूरु वृहन्मठाध्यक्ष, पंडितवर्य, do श्री काशीनाथ 
शास्त्री. जो ने कर्णाटक. भाषामें RRA सिद्धान्त- 
निरूपण?” नामक वुंयांख्यानः कियांथा । वह भाषण बहुत ही सङ्ग्राह्य हे, 
ऐसा'बड़ें बड़े पंडितोंने उस समय: अपना अभिमत प्रकंट किया । उन 
पंडितोंके अभिप्रायानुसार उस.कर्णाटक ब्याख्यानको हमारे "काशीवीरशेच 
विद्धत्संघ के सदस्य, काव्यतीथे, तकरल्रम्‌, बिच्चाले बृहन्मठाधीश, go 
de वेऽ श्री दूषभलिङ्ग शिवाचायं जी ने संस्कृत भाषामें अनुवाद 
कर काशीके सुप्रसिद्धं संस्क्तसादित्यसमाज -के मुखपत्र “सुप्रभातम्‌? 
में ( अब्द ११ संख्या « से ) प्रकाशित. कराया । 

इसके वाद्‌ यही लेख हिन्दी भाषामै अनुवाद होकर Fo सन्‌ १९३६ में 
गोरखपुरके ( भारतव्यापी “कल्याण” के विशेषाङू ) arar” में भी 
प्रकाशित हुआ । तो भी इस महदत्वविषयको पुस्तकरूपमे देखनेके लिये बहुतसे 
Ram आतुरताके साथ चाहने लगें, इसलिये पंडितवर्य, श्री काशीनाथ 
शाखी जी के आज्ञानुसार शेष विषयको भी इसमें समावेश कर इसको 
“दाक्तिविदिष्टाद्वैत -सिद्धान्त” नामसे पुस्तकाकारमें प्रकाशित 
करना पड़ा । हमलोगोंका यहः भाग्य है कि, दयाघन काशीपति . at 
विश्वनाथ जी तथा श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य जी की gare “शक्तिविशिष्टा- 
da सिद्धान्त” आपके टंश्पिथमें आकर आनन्द दे रहा है। 


जंगमवाडी मठ Y -ooo विद्वजन विधेय 
ता० १-१-१९३७ pata ( प्रकाशन विभाग ) 
; बनारस सिटी, .'. काशी वीरशेव विद्धत्संघ. 


CC-0. Swami Atmanand यहाँ rabhuji) Veda मिल War i..Digitzed by eGangotri 
ये ग्रन्थ मिलत ६ | 7 


APRA 
> e NA 


2 reant चन्द्रिका ( काशीके सुप्रसिद्ध. विद्वान्‌ do 
म०म० श्री शिवकुमार शाखि कृत शरन्नामक टीका सहित ) ३-०-० 
२ डुर्वाददूरोकरणम्‌_. (पं ०श्रीकाशीनायशास्तरि रचित, संस्कृत) ०-४-० 
_ ३ चीरशौवेन्दुशेखरः (de श्रीसदारिवशाखि रचित, संस्कृत ) १-०-० 
४ महानारायणोपनिषत्‌ ( वीरशैवमाष्य सहित, संस्कृत ) १-०-० 
७ स्तोजपद्याचलिः ( नानाकवि रचित, संस्कृत, मराठी ) ०-२-० 
R गणेशाष्टोत्तररातनामावलिः(काशीजगदूगुएरचित,संस्ङृत)०-१ —° 
७ सिद्धान्त शिखामणिः ( श्रीरेणुकागस्त्य संवाद, Wad 


. मूल्मात्र ) ०-६-० 
८ सिंद्धान्तशिखामणिः ( कर्णाटक लिपि, मूलमात्र) ०-६० 
९, सिद्धान्तशिखामणिः ( तेल्युल्पि, मूलमात्र) S 
go काशीपीठाचे प्राचीनत्व ( पं० श्रीवीरभद्रशाखि रिचत 
मराठी ) | न | | . tans) 
२१ शक्तिविशिष्टाठैत सिद्धान्त (de श्रीकाशीनाथशास्त्र 
प्रतिपादित, हिन्दी ) कार 


१२ श्रीकरभाष्य ( चतुः सूत्री ) (छप रहा है ) 
१३ थी जगद्गुरू पंचाचारयाष्टोत्तरशतनामावलिः ००३०० 
१४ do काशीनाथ शास्त्री यांचे भाषण ( मराठी ) dge g 
१५ वीरशैव रक्ष ( मराठी छप रहा है ) 


| es पता:-- 
काशी चीरदौव विद्वत्संघ 
जंगमवाडीमठ; 
बनारस सिटी । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


काशी वीरशैव विद्ध्संघके विषयमें सम्माननीय 





पंडितांकी कुछ सम्मतियाँ 
श्रीविश्वेशो विजयतेतराम्‌ 


आत्ममततत््वमधिजिज्ञपयिषूणामत्रत्य - विश्वाराध्यगुरुकुलान्तेवासिनाममुं 
“वीरशैव विद्वत्संघं” समवलोक्यामन्दमानन्दमावदति मे चेतः । सदत्साहवन्तो 
विद्याध्यवसायिनश्वास्य सदस्या इति परञ्चामोद्स्थानम्‌ | 

बिश्वविख्यात यशः कामयमानोऽयं वीरशैव विद्वत्संघः स्वीयमुद्देशं सभ्याना- 
que च hid पूरयितुमलम्भूयादिति तत्र भवन्तं भगवन्तं भृतभावनं 
सवानीपतिं भूयो भूयः समभ्यर्थयत इति । 

श्री गौरीनाथ पाउकः 
A—R— RE. 
विशेषतस्तावत्‌ प्रशंसनीयोऽयं काशीस्थवीरधवविद्वत्संघ: यत्र वयं समु- 


TAA आनन्दसागरनिमझाः सन्तः सर्वेषां विद्यार्थिनाम्‌ उत्साहं समवलोकयामः। . 


प्राथेयामस्तावत्‌ भगवन्तं यथायं उत्तरोत्तरं उन्नतिपथमारोहत्विति । प्रमाणयति 
थ्रीवामाचरणभङ्टाचायः 
३-३-३६. 
श्रीविश्वेश्वरः शरणम्‌ 
काशीस्थवीररीवविद्वत्संघस्यास्मिन्नधिवेशने सम्मिलिता वयमस्य संघस्य 
कायजातं, सभ्यानां समुत्साहं, तत्तदुद्देशयसिद्धेरुपायां्च समवलोक्य चक्षुषा, 
निशम्य च स्वकरणेन परमानन्दतुन्दिलितचेतसो विस्मयविस्फारितनयना भाविनो 


CC-0. Swami Atmanand Giri trabajo Vega Nighi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


परमोन्नतिं समभ्यर्थेयमानाः केवळ्मशरणशरणं भगवन्तमर्धेन्दुरेखरं भूयो भूयः 
प्रणंम्यं संघस्यास्य साफल्य कामयाम इति शिवम्‌ । 
श्रोताराचरणभट्टाचायः 
L | ३-३-३६. 
महाशक्तिः सुप्ता भजतु परिवोधं भगवती 
श्रीमतां जगद्वरु-श्रीमद्रेणुकाचायोणां जयन्तीमहोत्सवावसरे काशीस्थवीर- 
शैवविद्वत्संघस्य विशेषाधिवेशने समुपत्थितेन मया श्रीमदूविश्वाराध्यणुरुङुल्गयाना 
विदुषां छात्राणां च निवन्थान. सुमनोहराणि च भाषणानि ` समाकर्ण्य नितरां 
मोमुद्यते | 
एतेषां बिदवत्संघसदस्यानां सुरसरस्वतीप्रणयितामू, संस्कृतसमुद्धारप्रवणताम्‌, 
विश्वजनीनां कृत्यपरम्पराम्‌, SURA, जीवनम्‌, कार्येप्रणालीश्चावलेक्य महालु- 
त्साहः प्रमोदश्च समजनि । 
एतेषां ERAS भगवन्तं श्रीकाशीविसवेश्वरं भूयो भूयः 
प्रार्थये यदेतेषामुत्साहपरम्परा प्रतिदिनं प्रवथमाना सुपुष्पा सफला च भवत्विति । 
आशासे च काशीस्थोऽयं वीरश वविद्वत्संघः साम्प्रतं प्रचुरेणोत्साहेन, महता 
प्रेम्णा, सुरभारतीस माराधने, सनातनधर्मोद्वारे, do चाधिकाधिक कार्यजात- 
AAMT समुन्नतेः परां.कोटिमासादयेत्‌ | 
संस्कृत-साहित्य-समाजकार्यालयः ) 
श्रीवाराणसी क्षेत्रम्‌ k श्रोकेदारनाथरास्मा,, सारस्वतः 
४--३---३६ 5 j C2 
| श्रीकृष्णः शरणं मम 
द्य anga daina nih जयन्तीनिमित्तमुपांदायेह जङ्गमवाडीमठे AT- 
तरेता. gnnt काशीस्थस्यु श्रीवीरदौंवमतस्थापनाचाये-श्रीविश्वाराध्यभगवृत्पादाचाये 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prdphu® Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


a प्रधानवौरदवस्थानस्यं जेंगमंबार्डीमठस्याश्रयमुपेतोड्यं वीरदोव' 
fan विद्याध्ययनप्रचारणादिकृत्यैः “'अधीतिवोघाचरंणप्रचारणेदेद्याश्वतस्तः 
प्रणयन्लुपादिभि:” इत्यादि ` प्राचीनाचायसरणिंमनुसरन. साधुविश्वजनीन 
कृत्यमाचरति | 
. _ सनातनवैदिकमतान्तर्गतमेवं स्वीयं सिद्धान्तं सम्प्रति स्वेत्र समाचारबहु- 
` छेऽस्मिन्‌ जगति छेखब्याख्यानादिभिः प्रसारयंति ।. 
काशीस्थानाञ्च विविधविद्यानवद्यानां fest सर्वेधमंसमन्वयादिविष येषु 
व्य़ाल्यानादिप्रवन्धं विरचय्य काशीस्थानां यद्दिस्थानाञ्च जनानां परमश्रेयस्तति- 
मातनोतीत्यादि साघुकृत्यं विलोक्य परमप्रसञ्ना अस्य AAE कामयामहे, 
साकमेवान्तर्यामिणं सवेसूत्रात्मानं परमेश्वरमभ्यर्थयामहे सवंथेमं सर्वेतोऽभ्युनन- 
सयितुमिति शिवम्‌ | 
भ्रीगो पालशार्ट्रिणः (दशीनकेशरिणः) 
ate २१।११।९२ ( ता०--५--३--३६ ) 
री | 
जगदूगुरु श्रीरेशुकाचायंजीकी जयन्तीके अवसर पर काशी वीररीव 
विद्वत्संघने जो सभा की है अभिनन्दनीय है । यह उत्सव अधिकाधिक 
समारोहसे प्रतिवर्ष मनाया जाना चाहिये । जिन सजनोंने इसका प्रवन्ध किया 
है उनका उत्साह सर्वथा प्रशंसनीय है । इस अवसर पर जो निवन्ध पढे 
गये वह गवेषणापूर्ण और गभीर अनुशीलनसे लिखे गये थे। में इस 
विद्वत्संधकी सव तरहकी शुभ कामना करता हूँ। काशीजीमें इसे विद्याका 
एक अच्छा केन्द्र बन जाना चाहिये । 
श्री रामदास गोड 
२१-११-९२ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (8011) Via Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


अद्य फाल्गुणशुक्कद्वादर्यां गुरौ staat जगद्गुरु श्री १०८ मतां पूज्य- 
रेणुकाचार्य-महादयानां जयन्तीसप्ताहमहोत्सवे समागतानामस्माकं चेतसि 
सुमदानानन्दसन्दोईः समजनि | अत्र श्रीविश्वाराध्यमठ्स्थाने एको विदतसंधोऽपि 
a: स्थापितः समुपलब्धः। अत्रत्यैः कतिपयैर्विपश्चिदयें:ः अन्न 
समायां पठिताः संस्कृतभाषायां निबद्धा निवन्धांः सुतरां मनोहरा आसन ॥ 
वयमेतत्संघस्य एतस्याः समितेश्व दिने द्विगुणां रात्रौ चतुगुंणां च समुन्नति 
समीहामहे इति संक्षेपतो निवेदयति । 


श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसाद्‌ शास्त्री. 
५-३-३६ 


Aspe dip 

“ श्री गणपति महोत्सवके अवसर पर काशी वीरशैव विद्वत्संघकी am 
उपस्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । जिस समय संघके वर्तमान सञ्चालक 
एवं सदस्योक्े विद्याविनयादिके साथ श्रद्धास्तिक्यभावका अनुभवकर मेरा चित्त 
अत्यन्त आह्वादित हुआ | काशीकी यह संस्था. अपने सम्प्रदायके समुत्कर्षे 
साथ सनातनधर्मके SAA सदुद्योग कर रही है। श्रीपरमात्मासे प्रार्थना है 
कि, इस संघके आश्रयदाता तथा सश्चाळक्ोंका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ावें । 
काशीके प्रतिष्ठित विद्वानोंका सहकार करके यह संस्था अपने उद्देशोंकी पूर्ति 
कर सकेगी ऐसी मेरी la S | 

पंडित श्री माधवशमा. 
३४९-३६ > सम्पादक “पंडितपन्न” तथा 
Sid aai भ्रीगीताथंप्रकाश ग्रन्थमाला, काशी. 


CC-0. Swami Atmanand Giri Erap edo Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
श्रीः 


श्री १०८ जगदूगुरु-विश्वाराध्यमठे * वीरशैव विद्वत्संघ ”-द्वारा 
समायोजित-गणपतिमहोत्सवे सम्मिलितोऽहं वतंमानाचार्याणां श्रीजगद्गुरूणां 
महानुभावतया तत्कृपाछत्राश्नित-विद्ठत्संघस्य सत्कार्यपद्धत्या . तत्सदत्यानां 
सनातनधमेप्रणयितया सौहादेन च सविशेषमानन्दितोऽस्मि । एतत्प्रकाशितं 
धमंग्रन्थनिवहञ्च समीक्ष्यानन्दममन्दमन्वभवम्‌ । प्रार्थये चेवं भगवन्तं 
श्रीकाशीपतिं श्रीविश्वनाथं यदेष “ काशीचीरशेव विद्वत्संघः ?? स्वलक्ष्या- 
वाप्तावात्तकामः स्यादिति । 


थ्रीशारदाप्रसाद मिश्रः “ सप्ततीर्थ: ” 
९-९-३६ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





नागनूरुवृहन्मठाध्यक्षाः पंडितवर्या: 
श्रीकाशीनाथशास्त्रिणः 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prkbhuji) Veta Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


श्री जगदुरु पञ्चाचायाः प्रसीदन्तु. 


शक्तिविशिशहेंत सिद्धान्त 


पञ्चास्यवद्नोद्भूंतान्‌ पशञश्चतक्ताधिनायकान, | 
पश्चत्रझममयाचौ मि पञ्चाचार्यान्‌ RAN 
शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्त वीरशैव सम्प्रदायका है । निगमाग- 
मप्रसिद्ध और वर्णाश्रमनिवद्ध यह वीरशैवमत अनादि संसिद्ध है, यह 
निर्विवाद ही ह। ` . 
शिवजी की आज्ञासे सोमनाथ, सिद्धेश्वर, रामनाथ. मलिका- 
जुन, विइवनाथ नामक शिवलिङ्ग सुखोंसे दिव्य देह धारण करके आये 
हुए श्री जगद्गुरु रेणुक, दारुक, एकोराम, पंडिताराध्य, 
विदश्वाराध्य नामक जो पाँच आचाय हैं, उन्होंने ही इस पवित्र वीरशैव-- 
सत की स्थापना प्रत्येक युगमें की है; यह चात शिवागमोंमें पायी- जाती 
हृ ॥ इन आचार्योके sade क्रमशः रस्भापुरी (ae Ae), 
उञ्जयिनो, केदार, श्रीशैळ और काशी में पूवेकाळसे लेकर अभी 
तक मौजूद हैं । इन पीठोंके नाम क्रमशः चीरसिंहासन, सद्धमेसिहा- 
सन, वेराग्यसिंहासन, aaa और ज्ञानसिंदासन Z | 
इन्‌ पाँच आचार्योने मानवोद्रारके लिये इस लोकमें निगमां और आगमों . 
' से प्रतिपादित “शक्तिविशिष्टाद्वेत सिद्धान्त” का स्थापन करके 
‘Raga, तथा ‘saat के ऊपर भाष्य लिखकर अपने सिद्धान्त 
को दृढ़ किया हे। ' ` 
शक्तिविशिशद्वेत शब्दका अथ है शक्तिविरिष्ट जीव और शक्तिविरिष्ट 
शिव, इन दोनोंका सामरस्य अर्थात्‌ परस्पर एकाकार होना । इसकीपूर्वा- 
चोर्यकथित व्युत्पत्ति इस तरहकी है न= . -+ : ` 





J “se 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhdi) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


“जक्तिश्व॒ दाक्तिश्च शक्ती, ताभ्यां विशिष्टौ ( जीबेशो ) 
शक्तिविशिशौ, तयोरद्वेतं शक्तिविशिष्टाद्वेतम” | 
भाव यह है कि; स्थूलचिदचिदांत्मक शक्तिविशिष्ट जी व: ott सूहमचिद- 
चिदात्मक शक्कतिविशिष्ट शिव इन दोनोंका. ea ( सामरस्य )'ही शक्तिवि 
REZA कहा जाता ह । Be 
शक्ति-विचार । 
शक्ति माने परशिवत्रह्ममे :अप्रथकसिद्ध होकर रहने “वाला विशेषण । 
परत्रह्म स्वभावतः इस अप्रथकूसिद्ध विरोषणसे-विदिष्ट हे । शक्तिरूप . अपृथक्‌ 
सिद्ध विशेषणविशिष्ट ब्रह्मतत्त्वको प्रतिपादन करना ही ,शक्तिविशि्ट्ठेत 
सिद्वान्तका रहस्य हे। विशेषणरूप यह शक्ति परशिव. .ब्रह्ममे अविनाभाव 
सम्बन्धसे रहती हे और नित्य है, इस विषयको “श्वेताश्वतर” श्र्तिने-- 
पराऽस्य शक्तिर्विविधैव थूयते 
स्वाभाविकी ज्ञानचळक्रिया च ॥ ( ६-< ) 
' इस वाक्यसे :घोषित कियो है । इस मन्तार्थका पर्यालोचनं करनेसे 
यह मालूम पड़ता हे क्रि, यह शक्ति परशिव व्रह्ममें स्वाभाविक रीतिसे 
रहकर ज्ञानक्रियादिरूपसे नाना प्रकारकी हो जाती हे । यहाँ “स्वभाविकी? 
"पद्‌ शक्तिका नित्यत्व सिद्ध करता है 1 इसी श्रुतिने दूसरी जगह 
ते ध्यानयोगानुगता अपइ्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वरुणेनिंगुढाम्‌॥ 
यःकारणानि निखिलानि तानि काळात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः। (१-३) 

. . इस मन्त्रसे शक्ति परशिव aga अत्यन्त गुप्तरीतिसे रहती है, इस, 
विषयका बोध कराती हुई शक्तिके नित्यत्त्वको उद्धोषित किया Z । इसी 
विषयको इस श्रतिने दूसरी जगह-- 
यदा तमस्तन्न दिवा न Ura सन्न चासच्छिव एव Ras: | : 
ATA तत्सवितुचरेण्य॑ प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रस्ता पुराणी॥ (४-१८) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (2६01) veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


इस मन्त्रसे समथन. किया'' है । इंस A ai, * 
प्रज्ञा = चिच्छक्ति, तस्मात्‌ उस परशिव ब्रह्मसे, waa क्रियाशक्त्याद्यनत्तः 
‘Raa, आविभूंत हुई 1.59 तरहसे शक्तिका ब्रिकास स्पष्ट रीतिसे निर्देश: 
किया गया है | और उसी भ्रुतिमे रहने वाला-- . ` -: -: 

मायां तु प्रकृति. विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। ट 
तस्यावयवभूतेस्तुः ` व्याप्तं . सर्वेमिदं ` जगत्‌ ॥ (.४-१०:) 
यह मन्त्र भी परमात्मका शक्तिवैशिष्ट्यका बोघ कराता हे । ( मायाको 
प्रकृति जानो तथा महदेश्वरको मायावाला जानो ) इत्यादि श्रुतियोंसे साफ पता 
चलता है किं, वह परशिवत्रह्म शाक्तिविशिष्ट ही है, क्योंकि हमारे पूर्वाचायोने 
साया शब्दका अर्थे a = शिंवं, अर्यात = स्वभावत: प्राप्नोतीति माया” अर्थात्‌ 
जो शिवको स्वभावतः प्राप्त है वही माया हे, इस प्रकार किया है | “इसलिये 
शिवपर्रह्मस्थित यह माया अद्वेतियोके कथनानुसार “मूलाविद्यारूपा' नहीं है, 
ग्रत्युत 'विमशंशक्तिरूपा' है । इस मन्त्राभिप्रायको “सिद्धान्तागम” ने भी-- 
सं fe परमं ब्रह्म प्राप्नोतीति स्वभावतः | 
मायेति घोच्यते लोके ब्रह्मनिष्ठा सनातनी ॥ 
इत्यादि layed समर्थित रिया हे । और "iag दतै त्तिरोयसंहिता” ने 
` आखुस्ते रुद्र पशुस्तं जुषस्वेष ते रुद्र भागः | 
सह स्वस्त्राऽस्विक्या ' त॑ जुषस्व ॥ ( १-८-६) 
इस अन्त्रसे शक्तिके नित्यत्वको प्रतिपादन किया है । यहाँ “स्व॒स्त्रा 
अश्विक्रया” इन पदद्वयाक्री पर्याळोचनासे यह सिद्ध होता है कि, शिवपर- 
ब्रह्मे शक्ति स्वभावसे ही रहती हे । 
नमः सोमाय च रुद्राय च] | 
L यजुः, तै, संहिता ४-५=८ ) 


: इत्यादि 'श्रीस्द्र' मन्त्रमे भी ईश्वरको उमाराक्तिविरिष्ट बताया गया है । 
इसी अभिप्रायको “कैवल्य? श्रतिने- ... . 


A 


CC-0. Swami Atmanand Giri Si Pn Varanasi. Digitzed by eGangotri 
तमाद्मिध्यान्तविद्दीनमेकं Ay चिदानन्दमंरूपमञ्गतम्‌। > 
उमासहायं परमेश्वर प्रभु त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ ॥ 
ध्यात्वो सुनिर्गच्छ॒ति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌॥(१-७) 

इस nag समर्थन किया है | इस तरहसे अनन्तानन्त' श्रुतिवाक्य 
शक्तिका नित्यत्व और शिवसमवेतत्व प्रतिपादन करते हं। श्री रेणुक भगवत्पा- 
saida भीं अगस्त्य महर्षिको उपदेश दिया हे कि,-- 
तदीया परमा शाक्तिः सञ्चिदानन्दळक्षणा | . 
समस्तलो कनिमागसमवायस्वरूपिणी ॥ 
तदिच्छ्याऽभवत्साच्तात्तत्स्वरूपानुकारिणो॥ १२॥ 
oe ( सिद्धान्तशिखामणि, परिच्छेद २ ) 
विमर्शाख्या पराशक्तिर्विश्ववैचित्यकारिणी | | 
. यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता ब्रह तद्दि विश्वभाजनम्‌ ॥३१॥ 

. यथा चन्द्रे स्थिरा ज्योत्स्ना विश्ववस्तुप्रकारिनी | 
तथा शक्तिविंमर्शाख्या प्रकाशे ब्रह्मणि स्थिरा ॥३२॥ 
अन्तःकरणरूपेग ' जगद्ङकुररूपतः | 
यस्मिन्‌ विभाति चिच्छक्तिब्रह्ममृतः स उच्यते ॥३६॥ 

| ' ( सिद्वान्तशिखामणि, परिच्छेद २० 
इस sine भी सचिदानन्दरूप परशिवकी वह शक्ति समस्त भुवन 

निर्माणके लिये उस परशिवसे समवेत होकर उनके इच्छानुसार साक्षात्स्वरूप 
रहती हे अर्थात्‌ परशिवाभिन्न वह विमर्श शक्ति विश्वोत्पादनमें कारणीभूत 
हुआ करती है । नाना तरहकी विश्वसूष्टि करनेवाली a नामक पराझक्ति 

जिसमें अविनाभाव सम्बन्धसे प्रतिष्ठित है, बही ब्रह्म और वही '“विश्वभाजन” 
कहलाता हे । समस्तवस्तुप्रकाशक चन्द्रिका जैसे चन्द्रमें स्थिर रहती हैं वैसे 
विमशे नामक परा शक्ति अपने प्रकाशक परत्रह्ममें स्थिर रहती हें । जिसमें; 
चिच्छक्ति HER रूपसे . और सूक्ष्मजगद्र पसे प्रकाशमान रहती है वही 
परत्रह्मनामक. परशिव,हे.! ऐसे “सिद्धान्त शिखामणि” में शक्तिका स्वरूप 
अत्यन्त स्पष्ट रीतिसे प्रतिपादन किया गया है । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Meda)Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


ळोकविख्यात. कविकुलतिलक श्री कालिदास महाकविने भी स्वरचित 
रघुवंश काव्यके आरम्भ मे-- 
वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये | 
जगतः . पितरौ . चन्दे पार्वतीपरमेश्वरो 
इस प्रकार . मंगर .करके अपना यही अभिप्राय प्रकट किया हें कि, 
पावती जी. और परमेश्वर, शब्द और अर्थकी तरह .नित्यसम्बन्धसे रहते हैं । 
“पावेती-प्रर मेश्वरौ? यहाँ “शक्ति -शिवी' ऐसा अर्थ होता है । शब्दको छोड़कर 
अर्थका -रइना और अर्थको छोड़कर शब्दका रहना जैसे असम्भंव है, वैसे ही 
शिंवके विना शक्तिका और शक्तिके विना शिवका रहंना असम्भव हे । ' 
Fa: Rara शिव और शक्ति मे अविनाभाव सम्वन्ध ( समवाय 
सम्वन्ध ) कहा गया है । जो सम्वन्ध अलग' नहीं करसक्त वह समवाय 
सम्वन्धः हैं । ait प्रभा, wat चन्द्रिका, अमिमे दाह, समुद्रम. 
सौभाग्यं (aña), पुष्पमे गन्ध, शर्करामे मिठास जैसे अविनाभाव सम्बन्ध 
से रहेंगे वैसे ही शक्ति शिवमें अविनाभाव सम्बन्धसे रहेगी । यह विषय 
aaa सट्क” मे-- ` 
: सा ममेच्छा पराऱाक्तिरंचियुक्ता स्वभावज्ञा | 
वह्वेरुष्मेच विज्ञेया रङ्मिरूपा रवेरिव H 
aa जगतो वाऽपि सा शाक्तिः कारणात्मिका॥ 
इस प्रकार कहा गया हं । 
वीरशैव Rasa शक्ति और शक्तिमान पदार्थोका भेदामेद्सम्वन्ध 
कहा गया है i Hage’ ने भी शिव और शक्ति इन दोनांमें पारमार्थिक 
रीतिसे भेदाभेद बताया है । वह इस प्रकार हे ` 
एषां शक्तिः शिवा ह्येतच्छक्तिमाुच्यते शिवः । 
शक्तिशक्तिमतोमेंदं 'चदन्ति परमार्थतः ॥ _ 
ANE चाजुपदयन्ति योगिनस्तत्ष्वाचन्तंकाः | 
वीरदौंव सिद्धान्तमें त्रह्मका शक्तिवेशिश्य नित्यसम्बन्धसे ह, इसलिये 
वह. परशिव ब्रह्म सविशेष ही है, निर्विशेष नहीं a शक्ति - 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabh{i) Ae in Varanasi. Digitzed by eGangotri 
विशिष्ट रहनेके:कांरण सविशेष R संविशेषः. रहनेके ? व्रजसे हीं परशिव- 
ह्म इस चराचरात्मक जगदुत्पत्तिके कारणीभूत- हुः “है 1'निर्विशेन्न YR 
तो उस परशिव were जंगदुत्पत्तिकतत्व ही असिद्ध हो जायगा ।:शाक्तिवि- 
Se परशिव sud समुत्पन्न यह जगत भी शक्तिविशिष्ट हव; क्योकि 
कारणगुण SA. अदुसङ्क्रमण करते: 'ही हैं ।: इस प्रपंचके सकल पदार्थोका 
परिशीलन करनेसे यह .विदित होता हे. कि, प्रत्येक पदार्थमें एक-एक 
अकारकी शक्ति रहतो है; जैसे कि एंथिवीमें धारणा शक्ति, जलमें आप्या- 
यनशक्ति, अमिमें ज्वळनशक्ति, वायुम स्पन्द्रनराक्ति, आकाराम व्यापन- 
शक्ति,” erent बुद्विशक्ति, वृक्षादिमें: जलाद्याकर्षणर्शाक्ति लोहचुम्विकामे 

rra, ऊँटमें . श्वाससे सर्पाकर्षणशाक्ति, वनस्पतियॉमें महा 
महा रोगनिमूलनशक्ति, पारेमें ताम्वेको. सोनाकरनेकी शक्ति, वज़में शिला- 
सेदकशक्ति, मणिमन्त्रादयोमें विषबाधा. और भूत प्रेत पिशाचोंसे होनेवाली 
चाधाको दूर करनेकी शक्ति, ध्वन्याकर्षकयन्त्र. ( रेडियो ) में ध्वनिको 
खींचकर उसको विस्तार करनेकी शक्ति, विद्युतमें नानाविध यन्त्रचालनशक्ति, 
apa वृक्षमूलको सूंघकर वृक्षोपरिभागका फल जाननेकी शक्ति इस 
` प्रकार सभी वस्तुओंमें शक्ति दिखाई पइती हे । इसलिये ब्रह्म और SAA 
कारण और कार्योमें शक्तिवेशिष्टथको मानना सङ्गत ही है | 
सत्‌-चित्‌-आनन्द रूपी ब्रह्म 'अस्मि-प्रकारे-नन्दासि’ (में हूँ, 
प्रकाशता हूँ, आनन्द लेता हूँ ) इस अनुभवसे युक्त. हैं । इस प्रकारका 
अनुभवं ही उस व्रह्मकी विमश नामक शक्ति है, यदि यह अनुभव . परब्रह्म 
में न रहे तो वह परब्रह्म प्रकाशमय स्फटिकशिलाके समान जड़ है, ऐसा 
कहनेका प्रसङ्ग आ जाय । सौन्दर्यविशिष्ट भन्धेको स्वगत dada ज्ञान 
नहीं होता इसलिये वह सौन्दर्य जैसे व्यर्थ होता हैं, वैसे ही त्रह्मका भी 
स्वगत सच्चिदानन्दलक्षण, विमर्शाभावमे वेयर्थ्यंको ही प्राप्त मानना पड़ेगा । 
इस कारणसे ब्रह्मे सब्चिदानन्दशक्तिका अङ्गीकार अवश्य ही करना चाहिये । 
इससे व्रह्मका शक्तिवेशिश्य सिद्ध हुआ। ELE 


परजह्मस्थित विमर्शशक्ति ही सूंच्मचिदचिदात्मिका शक्ति कही जाती S 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabin १४०)॥त॥ Varanasi. Digitzed by eGangotri 


जो परत्रह्मनिष्ठ चिच्छक्ति है वह. सर्वज्ञतारूप है, और जो . सूक्तम अचिच्छक्ति 
हे वह सवंकठ त्वरूप है, इन दोनों शक्तियोंकी आश्रयस्वरूपा इच्छाशक्ति 
ही विमशंशक्तिरूष कही जाती, हैं । यही सृक्ष्मचिदात्मकशक्तिविशिष्ट 
परशिव ब्रह्म “अथातो.. ब्रह्मजिज्ञासा” “चेतन्यमात्मा'' इत्यादि 
ब्रह्मसूत्न और Tigan वेदान्तशाखका प्रतिपाद्य हे । 

वीरशैवमताचायं श्रीजगद्गुरु Ward भो-- 

गुणत्रयात्मिका शक्तित्रेह्मनिष्ठा सनातनी ॥ ३ 
( सिद्धान्तशिखामणि, परिच्छेद ५ ) 

( विमशंशक्ति ब्रह्मनिष्ठ और नित्य है ) ऐसा कहा हे । इस विमशे 
शाक्तिमे 'मयूराण्डरसन्याय' से समस्त चराचरात्मक संसार लीन रहता ह, 
यह चराचर विश्वात्मक विमशेशक्ति स्वविभागपरामशदशामे सत्व, रज 
भौर तमोगुणसे युक्त रहती हे, उस विमशे शक्तिके अंशमें उत्तम 
कठत्व-विनिमुक्त ज्ञातांगासे सत्वगुणात्मक विशद्याशक्ति उत्पन्न होती है, 
उत्तमज्ञाहत्वविनिमुक्त क्रियांदासे किञ्चित्‌ सत्वतमोगुणमिश्रित रजोगुण 
शक्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान-क्रियाओंका स्वाभाविक ऐक्य रहने पर भी 
सष्टिदशामे ज्ञानशक्तियाँ और क्रियाशक्तियॉ. परस्पर भिन्न हो जाती हैं; 
इसलिये “ज्ञानं क्रिया न भवति, क्रिया ज्ञानं न भवति -( ज्ञान क्रिया नहीं 
हे, और क्रिया ज्ञान नहीं हे), इस प्रकार aa तमोगुणशक्ति. 
उत्पन्न होती हे । 

यह तमोगुणशक्ति ही जडमाया कहलाती है । सूये किरण जेसे सूर्ये- 
कान्त मणिका' सम्पर्क होते ही प्रतिस्फुरणगतिसे अभिकणका रूप धारण . 
कर SEH लगकर अभि होजाता है, उसी प्रकार शिवकी विमश शक्ति 
जडमाया शक्तिमें प्रतिस्फुरणगतिसे प्रत्रेश करके सुख-दुःख मोहोंको पेदा 
करने वाली सत्वरजस्तमोगुणात्मिका 'प्रकृति' कही. जाती हे । ;इस प्रकृति 
को वीरशैव आचार्योने . चित्त! कहा.. है, इस चित्तशक्तिविशिष्ट शिवप्रक्राहा-- 
रूप शिवांश ही SY कहलाता है.। Fe sit .स्थूलचिद्चिदात्मकशक्ति- 
विशिष्ट. है, Mi स्थूल. Ar RS .हे,. और . स्थूलः 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Pratfhuji¥ ed Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


अचिच्छक्ति Aa रूपे है; जीव इन उभयविध शक्तियोंकी आश्रय 
-भृत इच्छाशक्तिसे युक्त है | 


जीवात्म-विचार- 


अनाद्यविद्यासम्बन्धांत्तदंशो जीवनामकः ॥ ३४ ॥ 
( सि. शि. परिच्छेद ५ ) 
श्री रेणुकमगवत्पादाचार्यकी उक्तिके अनुसार जीव शिवांशरूप ही हे। 
इसी अमिप्रायका ma ने भी "अंशो नानाव्यपदेशात्‌?” इस Fae 
समर्थेन किया है; और ques श्रुति' भी इस प्रकार कहती है कि 
यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ विस्फुलिङ्गाः ASA: 
प्रभवन्ते सरूपाः | तथाक्षराद्विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ ( २-१-१ ) 
जैसे प्रदीप अमिसे अभिस्वरूप अनन्त चिनगारियाँ निकलती हैं और 
“फिर उसीमें समाप्त हो जाती हैं, .उसी तरह परत्रह्मसे उसके अंशरूप 
-अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते हैं और फिर उसीमें लीन हो जाते हैं।' 
Aca सिद्वान्तमे शिव और जीवोंका पारमार्थिक भेदाभेद बताया गया 
हे । यहाँ अभि और उस shig आविभूत कण इन दोनोमें न अत्यन्त 
भेद ही है, न अभेद ही हैं; इसलिये जैसे यहाँ भेदाभेद का अङ्गीकार करते 
"हे, वैसे ही शिवसे आविभूंत शिवांशवाचक faig तथा शिवे 
-आत्यन्तिक भेद अथवा अभेद की कल्पना नहीं करनी चाहिये; प्रत्युत 
_ भेदाभेद का ही स्वीकार करना चाहिये । | 
यंदि अंश और अंशियोंमें अभेद मानेंगे तो अभिकी तरह उन अभिकणों 
से भी पाकादि क्रियाओंक्री उत्पत्ति कहनेका प्रसङ्ग आ जाता है। अभिकण 
से पाकादिकी निष्पत्ति कहीं नहीं सुनी जाती । यदि आत्यन्तिक भेद मानेंगे 
a वहिमिन्न जलादियोंकी तरह वहिकणोंमें भी दाहकायोभावप्रसङ्ग आ 
:जाता है, तथापि रूईमें गिर कर दाहकार्यको पेदाकरनेमे वहिकण aad 


CC-0. Swami Atmanand Giri (PrabujiR/ed Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


हैं, यह बात लोकप्रसिद्ध ही है । इसी प्रकांरजब. शिवका तथा शिवांश 
रूप जीवोका अभेद कहेंगे तो E मी शिवगत सर्वत्व सर्वकढेत्वा- 
दिकॉका व्यवहार प्रसङ्ग आ जाता है; जब भेद set तब शिवमिन्न 
घटपटादि अचेतन वस्तुओंकी तरह जीवोमे भी सकल वस्तुज्ञानाभावप्रसङ्ग 
आजाता है, परन्तु जीवॉका घटपटादिविषयक ज्ञानवे शिष्य a ही है। 
इसलिये हमारे वीरशैव आचार्योने शिव और जीवेमिं पारमार्थिक भेदाभेद 
का ही अङ्गीकार किया है । इसी कारणसे वोरदौवमतको भेदामेद्मत 
{ द्वेताद्वैतमत ) भी कहते हे । 

शातियों में 

“ST सुपर्णा सयुजा सखाया AA. at पारपस्वजात” 
इत्यादि वाक्य द्वेतका प्रतिपादन करते हे । तथा 'तच्वर्मास' “अहं AT- 
स्म? 'नेह नानास्ति किञ्चन' इत्यादि वाक्य age का प्रतिपादन करते हैं 
इन उभयविध वाक्योंका सुगम उपायसे सार्थक्य सम्पादन करना वैदिक 
सतानुयायियोंक्रा प्रधान कर्तव्य है । वीरशैव आचार्योने इसी मार्गका 
अनुसरण किया है । इसलिये वीरहीव सिद्धान्तमें सब श्रुतियों का समन्वय हो 
जाता है । इस विषयको वीरदौवमतभाष्यकार शक्तिविशिशद्वेतिकुलपति 
तार्किकचूडामणि श्रीकराचायं उपनामवाछे ( श्रीपतिपण्डित) जी ने 
स्वविरचित 'श्रोकरभाण्य? में 

हवैताद्वेतमते शुद्धे AANT- Am । 
चीरशैवैकसिद्धान्ते ` सर्वञ्रतिसमभ्चयः ॥ 

ऐसा sea fare । इससे भी स्पष्ट हे कि, वीरशैवमत भेदामेदात्मक 
ही है। 

परशिव ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप, नित्य, निर्विकल्प, अप्राक्ृतवैभव, STA- 
तीत, सर्वज्ञ, शान्त, चराचरप्रपश्वव्यापक और सर्वेशक्तिसमन्वित है । उस 
झुद्धचिद्र्प परशिवभें अविनाभाव सम्बन्धसे रहनेवाळी विमशंशक्ति सत्व रज 
और तमोगुणोंका तारतम्यसे “भोक्त --भोज्य---प्रेरक' रूपसे परिणत होती 
है । कि्चित्सत्वरजोगुणरूप जीवचेतन्य “भोकतू” कहलाता है। अत्यन्तताम 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhufy vd Nis Varanasi. Digitzed by eGangotri 


सोंपाधिंविशिष्ठ चैंतन्य-ही. रसादिरूप “भोज्य” कहलाता है । परतत्त्वरूप 
झुबरसत्वगुणोपाधिविरिष्ट ब्रह्मचैतऱ्ययुक्त महेंश्वर ही “प्रेरक” कट 
idag शुद्ध और gia रूपसेःदो प्रकार विभक्त 55 9 | शुद्रोपा्थिरूप 
परा माया. शिवका आश्रय करे रहती है; तो भी वह उसको मोह. उत्पन्न .नहों 
करंती;. यही ."ऊध्वेमाया” कहलाती है.। अशुद्धोपाधिरूप अविद्या जीवका 
आश्रय कर उसको सोह: उत्पन्न करती है; यही! “अधोमाया” ( प्रकृति ) 
कहलाती है । अविद्याकी शक्तियोंके भेदसे जीव नाना प्रकारके.होजाते हें । 
अविद्यामोहित जीव “अहं ब्रह्मास्मि” इस तादात्म्यज्ञानसे दूर हुआ रहता 
81 परशिवांदासम्भूत जीव भी A, किखित्कर्ता, किशितशक्तिसमन्तित, 
झनादिकर्मरूप-अविद्या-मोहित, बरमेक्यज्ञानवर्जित, घोरापारनिस्सारसंसारताप- 
श्रयानलदंद्ह्ममान, जनन-मरणान्वित और बद्ध.है । | 
` .चाळाग्रशातभागस्य शतधा कल्पितस्य च | 
` भागो site: स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते H 
RSF, | | ' ( श्वेताश्वतर, ५-९ ) 

इस श्रुतिप्रमाणानुसार जीवात्मा रोमाग्रभागका सहर्खाश सुक्ष्म रहता ह, 

और समस्त प्राणियोंके हृदयमें दीपवत्‌ प्रकाशित रहता है । दीप घरके किसी. 
एक कोनेमें रहने पर भी अपनी प्रभासे जैसे सव घरको प्रकाश देता है, यैसे 
जीवात्मा हृदयस्थानमें रहने पर भी अपनी' ज्ञानप्रभासे सव शरीरको व्यापकर 
सर्वावयववर्ति सुख दुःखोंका अनुभवलेता है । अणुरूपी यह जीवात्मा समस्त 
प्राणियोंके अन्तःकरणका आश्रय लेकर आणवादि मलत्रयसम्वन्थसे प्राचीन- 
कर्मपाशवद्ध रहता हे । यह जीवात्मा स्वभावत: शरीरंरहित होनेपर भी माया- 
मयशरीरवासी होकर जनन-मरणरूप संसारमें चक्रनेमि ऋमसे सवदा अंमण 
करता रहता Sl जपाकुसुम' सम्बन्धसेः स्फटिकुक्रो जैसे रक्त वर्ण प्राप्त होता 
है, वैसे ही अहंकार) सम्बन्धसे जीवात्माको देद्दात्माभिमान प्राप्त होता है । 
शरीररहित जीवात्माको स्वाभाव्रिक रीतिसे seat 'सम्वन्ध नहीं रहता; 
fg, -जीवात्मा ` अजञानुकर्मसम्ब्रन्धसे. कर्मफलको भोगनेके . लिये ., नाना" 
ted हो जाता. हे । आत्मा देव. नहीं; egg. नहीं; यक्ष. नहीं; राक्षस नहीं; 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prábhdi% veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


मनुष्य नहीं; पशु-पक्षि आदि - तियंग जन्तु नहों; लेकिन उन.उन शरीर 
सम्बन्धोसे उन उन नामांसे पुकारा जाता हे | यह जीव देव-मघुष्यःपझु 
पक्षि-जलचर-कूमि-कीट आदि ८४ लाख जीवराशि योनियोंमें' जन्मळेता 
है, और उन उन जन्मेमिं सम्प्राप्त सुख-दःखांका अनुभव करता. है | इसका 
मुख्य कारण प्रारव्धकम ही हे | कमयन्त्रनियन्त्रित संसार चक्रम सवदा भ्रमण 
करने वाळे जीवको परमेश्वर हितमागोपदेशक और पुनरावृत्तिरहित-मोक्षमाग- 
दर्शक होता हे । जीव अपने कमेपरिपाकसे अनादि मल्वासनाकों निवारण 
करके शिवप्रसादसे शिवस्वरूप होकर शिवम सामरस्य (ऐक्य) को पाता हे । 


तत्त्व विचार. 


“॥एकमेवाद्वितीयम” “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मं” _ ` 
“सच खल्विद्‌ ब्रह्म” “प्रज्ञानं बरह्म” 
इत्यादि श्रुतिप्रमाणानुसार अद्वितीय, सच्चिदानन्दस्वरूप, सत्य, नित्य, 
. सकल चराचरप्रपञ्चस्वरूप, आद्यन्तरडित, उपमातीत और स्वशक्तिसमन्वित 
उस परशिवत्रह्ममे अविनाभाव सम्वन्धसे विद्यमान विमशंशक्तिका स्फुरण 
ही षदनिंशत्प्रकारक तत्त्वरूपसे परिणत होता है, वे ३६ तरव ये हैं-- 
शिच, शक्ति, सदाशिव, इश्वर, शुद्धविद्या, माया, कला, विद्या, 
राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन, 
श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, जिह्वा, घाण, वाक्‌. पाणि, पाद्‌, पायु, उपस्थे, 
शब्द, TIM, रूप, रस, गन्ध, आकाशा, चायु, अग्नि, जळ, और 
पृथियी । ये छत्तीस तत्त्व श्रुतिसिद्ध ह । इसी विषय को 'वृद्धजावालोप- 
निषद्‌? ने भी-- 
पुनस्तं दहोचाच कानि षटथिशत्तत्त्वानीति 
स तस्मा आह शिवशक्तिसदांशिवेश्वर-- 
शुद्धविद्या watt शुद्धानि पशञ्चतत्त्वानि 1 
. _ . माया कालो नियतिः कलां विद्या रागः पुरुष 
` „ इति शुद्धाशुद्धानि सप्त तत्वानि॥। ` : ` 
2 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji Rad Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


इत्यादि वाक्योंते कहा है। इसी प्रकारसे 'महानारायणोपनिषद' में भी 
षट॒निशत्‌ तत्त्वोका विवरण है । Y 

पाक्तिविशिष्ट परशिवश्रह्म “बहुस्यां प्रजायेय” (६-२-३) इस 
“छान्दोग्य भ्रुति' के अनुसार 'जव as उन्मुख होता है तब तनिष्ठ 
विमर्शशक्ति ही इच्छाशक्ति रूपसे परिणत होती है । 


अनादिनिधनाच्छान्तात शिवात्‌ परमका रणात्‌ । 
इच्छाशक्तिविनिष्क्रान्ता ततो ज्ञानं ततः क्रिया ॥ 
` तज्नोत्पन्नानि भूतानि भुवनानि चतुर्दश | 
इस शिवागमप्रमाणानुसार उत्पत्तिनाशरहित, परमकारण और शान्त 
शिवजीसे सवं प्रथम इच्छाशक्तिका, उस इच्छाशक्तिसे ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
शक्तियों का आविर्भाव होता है; उस इच्छाशक्तिमें ज्ञानशक्ति अन्तरज्गरूपसे 
और क्रियाशक्ति बहिरङ्गरूपसे रहती है । जब परशिव ज्ञानशक्तिमें एकाकार 
होकर “में सर्वज्ञ हूँ” इस प्रकारकें अभिमानको प्राप्त कर लेता है, तव उसे 
“दिावतत्त्व» कहते हैं। मकड़ी जेसे अपने जालका निमित्त कारण है, 
उसी प्रकार शिवतत्त्वात्मक परशिवत्रह्म ही ज्ञानविशष्टत्वाकारसे भावी 
चराचरप्रपञ्चका निमित्त कारण है । 
परशिव जव क्रियाशत्तिमें लीन होकर “मैं सवंकर्ता हू” ऐसे अभिमान 
विशिष्ट हो जाता है तब वही “शाक्तितच्च” कहा जाता El मकड़ी 
जाळोतत्तियोग्यशरीरविरोष विशिष्टत्वाकारसे जाळका जैसे उपादान कारण है, 
वैसे यह शक्तितत्त्वात्मक परशिवत्रह्म ही रियाविशिष्टत्वाकारसे भावी चराचर 
प्रपश्चका उपादान कारण भी होता दे । | 
एक परशिवत्रह्म ही इस al अभिन्ननिमित्तोपादानकारण हुआ 
करता है, यह विषय मुण्डकभ्रुति में-“यथोणेनाभिः रूजते Daa 
a” (9-90) इस वाक्यसे दृष्टान्तद्वारा प्रतिपादन किया गया हे। 


यह शक्तितत्त्व इच्छाशक्तिकी अन्तरङ्ग-भूत ज्ञानशक्तिमे प्रवेशकर, 
जळाधिवाससे AE हुआ चनेके सदश फूलकर, अङ्ुरायमाण भावी- 


CC-0. Swami Atmanand Giri (PrakhuR Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


अपञ्चको उद्देशकर जब--“अहमिदम” ( में यह प्रपञ्च हूँ ) इस प्रकार 
अभिमान युक्त हो जाता है, वही “सदाशिवतर्त्व” कहलाता है | 
यह शात्तितत्त्व इच्छाशक्तिकी वहिरङ्गभूत क्रियाशक्तिमें प्रवेश कर 
सुक्षेत्रमं वपन किये हुये सुवीजके सदृश अंकुर होकर, अंकुरित प्रपञ्चको 
उद्देश कर--जव “अहमिदम?' ( में यह प्रपञ्च हूँ ) ऐसे अभिमान युक्त 
होजाता हे, वही igata कहलाता है । 
| यह शाक्तितत्त्व सागरतरङ्गन्याय से ( जैसे समुद्र और उसके तरज्गोंमे 
भेद नहीं है 99 )' 'अहमिदम्‌? इसमें "अहम्‌ शब्दवाच्य sign और 
“इद्म्‌? पाव्दवाच्य प्रपञ्च इन दोनोंमें रहने वाळे अभेद ज्ञानसे युक्त होकर 
“शुद्धचिदयातत्त्व” कहलाता Fi इसीको शास्र और गुरुसे प्राप्त होने 
वाला मुक्तिका हेतुभूत तत्त्वज्ञान कहते हे । 
शुद्ध framers परिणत हुआ यह शक्तितत्त्व मयूराण्डरसन्याय 
से अपनेमें लीन भावीप्रपञ्चनिर्माणकारणीभृत सूक्ष्म-पदार्थोमें अन्योन्या- 
भावरूप भेदबुद्विप्राघान्यसे ATATA? कहा जाता हे। 
कला, विद्या, राग, काळ, नियति ये पाँच तत्त्व पुरुषके कञ्चक रूप 
' है; इसलिये पहले कञ्चकीभूत पुरुषतत्त्वको कहद कर उसके बाद कलादि 
पाँच तत्त्वों को कहेंगे । 
काष्ठयोगसे जसे अमिकण पेदा होते हैं, उसी प्रकार शिवजीके 
इच्छाशक्तियोगसे आविभूंत होने वाळा शिवांश ही माया शक्तिमें प्रवेश 
कर “पुरुषतत्त्व” कहलाता है । यह तत्त्व मायामलाबृत होनेके कारण 
आत्मामे अनात्मज्ञान और अनात्मवस्तुओंमे आत्मज्ञान तथा “में सुखी, 
मे दुःखी” इस तरह की बुद्धि को भी उत्पन्न करता है । पुरुष इस प्रकार 
आणवादि ANT होनेके कारण संसारी कहलाता है । 
पुरुष मायामलाबृत होकर अपनी Bader, a, पूर्णत्व, नित्यत्व, 
व्यापकत्वरूप शाक्तियोंको भूल कर किश्वित्कतेत्वादि पाक्तियॉसे युक्त होने 
के कोरण, उसको वह किशवित्कत्ृत्वरूप शक्ति ही “कलातत्त्व” कही जाती 
. है । किञ्जिज्त्त्वरूप शक्ति ही “Rara कही जाती है ।.अपूर्णत्वरूप 


CC-0. Swami Atmanand Giri PrabhuRYed, Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


शक्ति de, aaa, वनितादि विषयक प्रीतिरूप “रांशतत्त्व? कही 
जाती हें । अनित्यत्त्वरूपशक्ति ही भूत, भविष्यत्‌ AC वतेमान कालव्यवहार 
का असाधारण कारण "काळतत्व” कही जाती है । अव्यापकत्वरूपशक्त 
ही “इस कारणसे यही कायं पैदा होता है, दूसरा नहीं? इस नियमके 
असाधारण कारण “नियतितत्त्व” कही जाती हैं । 
कार्यौन्सुख्य गर्भित इन्छाशक्ति अपनी आश्रयभूत ज्ञानशक्ति और 
'क्रियांगक्तियोमे रहने वाळे ज्ञानं क्रिया न भवति, क्रिया ज्ञानं न भवतिः 
इस प्रकारका अन्योन्याभावभेदबुद्विप्रधानं मायातत्त्वमें * प्रतिस्फुरित होकर 
“प्रकृतितत्त्व” कही जाती ह । यह. प्रकृतित्व सुख-दुःख और मोहोंका 
कारणंरूंप, सत्व-रज-तमोगुणोंका साम्यावस्थो रूप होकर महत्तत्त्वसे लेकर 
gira तेईस तत्त्वोंका मूलकारण होता है । प्रकृतितत्त्वरूपी यह 
शक्तितत्त्व ही “इदमित्यम्‌? ( यह ऐसा ही है ) इस निश्चयका कारण होकर 
“बुद्धिततत्व” कहा जाता है, इसीका द्वितीय नाम “महत्तत्त्व? हैं | बुद्धि 
तत्त्वरूपी यह शक्तितत्त्व ही 'मैं हूँ” 'यह मेरा है” इत्यादि अहङ्का-ममकार के 
कारण होकर “ अहड्ठारतत्त्व ” कहलाता हैं । .अइङ्कारतत्त्वूपी 
अह शाक्तितत्त्व ही “स्थाणुर्वा पुरुषो वा” इत्यादि सङूल्प-विकल्पोक्रे कारण 
होकर “मनरतर्व'” कहलाता हे । Shades, ARAN, और मनस्तत्त्व 
शरीरके भीतर रहनेके कारण ये तीनों मिलकर “अन्तःकरण” कहलाते 7I 
यह अन्तःकरण इच्छाशक्तिप्रधान हैं । | 
अंतःकरणरूपसे परिणत हुआ यह शक्तितत्त्व ही, बाह्य शरीरका अवलंबन 
कंर शब्दज्ञानंका साधन होकर “ श्रोत्तंत्व ” कहलाता हे । फिर 
स्पर्शज्ञानकी सांधन होकर “ त्वंक्तत्त्व ” कहलाता हे । रूपज्ञानका 
साधन होकर aga” कददलाता हें । रसज्ञानका साधन 'होकर 
“'जिह्वात॑स्व” कहलाता हैं । गन्थज्ञानका साधन होकर “प्राणतत्त्व” 
a है ।` ये पश्चेन्द्रिय ज्ञानशक्तिप्रधान होनेके कारण “ज्ञानेन्द्रिय?? 
RARA परिणत हुआ यह शक्तितत्त्व ही उच्चारणक्रियाका साधत . 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prebha: ५9०० Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


होकर “व!कतस्व?”.कहलांता है। दानादानादि क्रियाओका साधन होकर 
“पाणितक्त्व” कहलाता हे | गमनागमन क्रियाओंका साधन होकर 
“पादतत्त्व'' कहलाता है । मलपरित्यागका साधन. होकर . “पायुतत्त्व?' 
कहलाता है । रेतोमूत्रपरित्यागका साधन होकर “'उपस्थतत्त्व” कहलाता 
है । ये पश्चेन्द्रिय क्रियाशक्तिप्रधान होनेके कारण “कर्मेन्द्रिय” कहलाते हैं । 


ऊपर कहे हुए बुद्धि आदि त्रयोदश तत्व इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क्रिया- 
शक्ति प्रधान हे | 


फिर यह शक्तितत्व ही केवल श्रोत्रेश्द्रियग्रा्म “ दाब्द तत्त्व > 
रूपसे, केवल त्वगिन्द्रियग्नाह्म “ रुपशोतरच्र ?-रूपसे, केवळ नेत्रेन्द्रियमाह्म 
“रूपतत्त्व”-रूपसे, केवल जिब्देन्द्रियग्रा्म “रसतत्त्व”-हपसे, केवळ 
घ्राणेन्द्रियप्राह्य “ गन्धतस्च !?-रूपसे, परिणत होता है । शब्दभे 
ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेद, CAA शीतोष्णस्पशंभेद, रूपने नीलपीतादि 
रूपभेद, रसमें मधुर और आम्लादि भेद, गन्धमं सुगन्ध और दुरीन्ध भेद 
ऐसा विभाग न रहकर केवल सामान्यरूपसे रहनेके कारण वे सव शब्दादि 
“TAA”? नामसे कहे जाते हैं । 


पूर्वोक्त यह शक्तितत््व ही वायु, अभि, जल और gid तत्त्वोको 
अवकाश देनेवाला और केवल शब्दगुणसे युक्त ''आकारातच्व”-रूप 
से; कम्पन, भ्रमण, शोषण और वेगक्रिया युक्त तथा केवल स्पदांगुणात्मक 
“वायुतत्त्व?-रूपसे; ददन और पचनक्रियासे युक्त तथा केवल रूपशुणात्मक 
“व्तेजस्तत्त्व?-रूपसे; द्रव, FAA, और आप्यायनादिसे युक्त तथा केवल 
रसगुणात्मक “TAE A जलतत्त्वके आधारभूत छेदनयोग्य और 
केवल गन्धगुणसे युक्त “पृथिवीतत््व”-रूपसे परिणत होता है । ये 
आकाशादि पाँच तत्त्व “महाभृत”' नामसे पुकारे जाते हैं। इन पञ्चभूतोंके 
उत्तरोत्तर भूतोंमे पूर्वपूवे भूतोंके गुण अनुवर्तित हो जाते हैं । 


शक्तयण्डसृरिपण्डमुपाद्दानो मायाण्डचक्रश्रमणक्रमेण | 
मूखाण्डद्ण्डेन सुहुविधत्त ब्रह्माण्डभाण्ड भगवान्‌ HAT ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (PrakhukYedh Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


इस ोकमें षटनिंशत्‌ तत्त्वात्मंक जगत-सष्टिके सव विषय भरे हुए हैं । 
निगमागमप्रसिद्ध ये mea तत्त्व सव्चिदानन्दरूपी और शक्तिविशिष्ट 
परशित्रत्रह्मके परिणामरूप होनेके कारण वीरशैवसिद्धान्त परिणामवाद और 
जगत. सत्यत्त्वादको बोध कराता हैं । 


परिणामवाद-विचार. 


चराचरात्मक यह समस्त प्रपञ्च शक्तिविशिष्ट परशिवक परिणामरूप 
है । साक्षात्‌. शक्तिविशिष्ट परशिव ही समस्त प्रपञ्चरूपसे प्रकाशता है ऐसा 
निगम और आगम उद्घोष कर रहे है । इसी विषयको श्रीरेणुकभगवत्पादा- 
चार्यजीने “सिद्धान्त शिखामणि” मे-- 

आत्मशक्तिविकासेन frat विश्वात्मना स्थितः। 

कुटीभावाद्यया भाति पटः स्वस्य प्रसारणात्‌ ॥६५॥ 

पत्रशाखादिरूपेण यथा तिष्ठति पादपः | 

तथा भूम्याद्रूपेण शिव एको विराजते ॥६६॥ 

( परिच्छेद १० ) 
gaa wagers aed स्थितं यथा | 
तथा हृद्यवीजस्थं विश्वमेतत्परात्मनः ॥३६॥ 

( परिच्छेद २० ) 

( वख जैसे अपना प्रसारणसे वखमन्दिर ( डेरा होकर दीख पड़ता है, 
वैसे ही शिव अपनेमें नित्यसम्बन्धसे रहने बाली त्रिमशशक्तिके विकास 
से Nagen होकर दीखता है । और वृक्ष जैसे पत्रशाखादिरूपसे विराजमान 
होता है वैसे ही शिव, भूमि-जलादिरूपसे विराजता हे । और अतिविशाल 
वटवृक्षके पत्र-पुष्प-फलादि उस वटबीजमें जैसे सूक्ष्महपसे विलीन 
रहते हैं, Ta ही चराचरात्मक यह प्रपञ्च परमात्माके हृदयरूप बीजमें सूक्ष्म- 
रूपसे विलीन रहता है ) ऐसा स्पष्ट रीति से उपदेश किया है। 


यही विषय “Rega” मे-- 


2> 


CC-0. Swami Atmanand Giri eran 1 Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


< स्वशक्तिप्रचयो5स्य fan? ( ३-३० ) 
ऐसा और “सर्वमङ्गला” नामक प्रन्थमें- 


शक्तिश्च शक्तिमांश्चेच . पदाथद्वयसुच्यते | 
शक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेइवरः ॥ 
ऐसा प्रतिपादन किया गया है । 


बहुस्यां प्रजायेय । ( ६-२-३ ) 
इस छान्दोग्य श्रुतिमें-“परत्रह्म में एक ही नानाविध प्रपश्नरूपसे परि- 
' णत हुआ करता हूँ” ऐसा बताया गया हे । 
| यथोणेनाभिः खूजते TE च । ( १-१-७ ) 
इस मुण्डक श्रुतिमन्त्रने भी ऐसा कहा है कि--मकड़ी जैसे अपने 
विशिष्ट san ही जालकों निर्माण कर फिर अपने विशिष्ट स्वरूप 
में ही उस जालको लीन कर लेती है, उसीके अनुसार शक्तिविशिष्ट 
परशिव अपने शरक्तिविकाशरूप इस प्रपश्नको अपने विशिष्ट स्वरूपसे 
ही निर्माणकर, फिर अपने विशिष्ट स्वरूपमें ही लीन कर लेता है; 
जैसे कछुवा एक समयमें अपने पेरोंको वाहर निकालकर पानीमें चलता 
रहता है, दूसरे समयमें उन HUI अपनेमें छिपाकर चुपचाप बैठा रहता है; 
वैसे ही परशिव अपनेमें नित्यसम्वन्थसे 199919 जगत्को एक समयमें विकास 
करता हुआ दूसरे समयमें संकोच करता हुआ रहता हे । कछुवा जब अपने 
पैरोंको वाहर निक्रालता है तव उन पैरोंकी उत्पत्ति कहना, फिर जब. भीतर 
छिपाता है aa उन पैरोका नाश कहना AA अत्यन्त हास्यास्पद हे; Tat ' 
सत्य और नित्य इस प्रपञ्चकी उत्पत्ति और नाश कहना अत्यन्त हास्यास्पद हे | 
किन्तु इन उत्पत्ति और नाश शब्दोंको न कहकर शक्तिविकास तथा शक्तिसंकोच 
शब्द कहना चाहिये, यही निगमांगमोंका अभिप्राय है । परत्रह्मके परिणामरूप 
इस sig जव उत्पत्ति और नाश कहेंगे तब परत्रह्मकी भी उत्पत्ति और 
नाश कहने का प्रसङ्ग आज.ता है । इसलिये अनादि इस जगतूकी उत्पत्ति 
और नाश नही कहना यहीं वीरदोव सिद्धान्त का रहस्य है । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (PrabhujR Redă Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


शीतस्पर्शादि ज्ञानका साधन होनेके कारण, और सञ्चरणशील वायुका अंश 
DA कारण “AT? कहलाता है। 
श्रोत्ररूपी प्रसादलिङ्ठ शरणस्थलको आश्रय कर शान्त्यतीतकलासे युक्त 
होकर शब्द TENS साधन होता है, और यह श्रोत्र नाद-सुनाद-ननाद- 
महानादरूप परा-पश्यन्ती-मध्यमा-बैखरी क्रमसे प्राप्य उस अनुग्रहरूप 
प्रसादका हेतु होता हे इसलिये इसको “साद लिङ्ग” कहते Y 
मनोरूपी महालिश ऐक्यस्थलको आश्रयकर शान्त्यतीतोत्तरकलासे युक्त 
होकर स्वं ग्रहणका साधन होता है, यह मन श्रोत्रादि इन्द्रियाकी तरह एक 
एक विषयको ग्रहण न कर सर्वंविषयॉका ग्रहण करता है, इस कारण और 
सब इन्द्रयोंका राजा दोनेके कारण “महालिङ्ग” कहलाता है । 
अव अङ्गस्थलका विचार करेंगे-- 
अङ्स्थळं तथा प्रोक्तमाचायेः सूक्ष्मदर्शिभिः | 
योगाङ्ग प्रथमं प्रोक्तं भोगाङ्गं च द्वितीयकम्‌ H 
त्यागाङ्गं च तृतीयं स्यादित्येवं जिविध ERA H 
यह अङ्गस्थल “योगाङ्ग, dig, त्यागाङ्ग” नामसे तीन प्रकारका है, 
Aca अपना और गुरु-लिङ्ग-जङ्गमोंका ऐक्ययोगानुसन्थान करता हैं; इसलिये 
इसीको योगाङ्ग” कहते हैं। शुरु, लिङ्ग और जहमदेवॉको अपेण किये 
हुए प्रसादको स्वीकार करता हुआ सुख भोगोंको अनुभव करता ह; इसलिये 
इसको a कहते हे । गुरु, लिङ्ग और जङ्गमोके निमित्त निवश्चनासं 
तन-मन-धनका त्याग करता है; इसलिये इसको “त्यागाङ्ग” कहते हैं । 
सदाचारः शिवे भक्ति्लिङ्ग जङ्गम एकधीः | 
TESA शरणे भक्तिभक्तस्थलमनुत्तमम्‌ ॥ 
केचले सहजे दाने निष्णातः शिवतत्परः। 
त्रह्मादिस्थानविसुखो भक्तो माहेश्वरः Ea ॥ 
'मनःप्रसादसिद्धयर्थं MASTARA | 
शिवप्रसाद स्वीकुर्वन्‌ प्रसादीत्येष कथ्यते ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri rN Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
$ चिदात्मक ब्रह्म तच्छुक्तिः प्राणरूपिणी | 
तद्रपलिज्ञविज्ञानी भाणलिज्ञीति कथ्यते ॥ 
सती चाहं TISS हृदि युक्तः स्वयं प्रभुः | 
प्रापश्चिकसुर्ख नास्ति शरणस्थळमुत्तमम्‌ ॥ 
घ्राणलिङ्गादियोगेन सुखातिशायमेयिवान्न T 
शरणाख्यः शिवेनैक्यभावनादैक्यचान्‌ भवेत्‌ i 

सदाचारशील, शिवभक्तियुक्त, गुरु-लिङ्ग-जङ्गमोमें समानब्रुद्भियुत्त, 
शिवलाञ्छन और शिवशरणोंमें भक्तियुक्त मानव ही “भक्त? कहलाता YN 
सहजदानमें तत्पर, शिवासक्त, ब्रह्मादि स्थान विसुख भक्त ही “माहेश्वर” 
कहलाता है । वह माहेश्वर अपनी मनःप्रसन्नताके लिये निमेलज्ञान कारण 
शिवप्रसादको स्वीकार करता है; इसलिये “ प्रसादी ” कहलाता हे । 
पररिवत्रह्म चितस्वहप हे, परशिवत्रह्ममं रहनेवाली शक्ति प्राणस्वरूप 
है, शिवलिङ्ग इन उभयविध स्वसूपॉसे युक्त हे; इस प्रकार समंझनेवाला 
प्रसादी ही “ प्राणलिज्ली ” कहलाता हे | शिवलिहको पति समझ कंर 
अपनेको सती समझ कर प्रापश्चिक सुख शून्य वह प्राणलिङ्गी ही “शरण? 
कहलाता हे । वह शरण प्राणलिङ्गादियोगसे 'सुखातिशयको प्राकर शिवोऽहम्‌?” 
इस भावनासे परशिवमें एकत्वको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह “पेक्य” 
कहलाता है । यहाँ ऊपर कहे. हुए भक्तादि षट्स्थळ जातिवाचक नहा है, 
किन्तु मुक्तिमार्गका सोपानरूप मात्र हैं । 

ARES प्रतिपाद्य भक्त लिङ्गस्थलप्रतिपाद्य आचारलिङ्गका अङ्ग होने के 
कारण आचारलिङ्गमे सामरस्यको प्राप्त कर लेता हे, इसी तरह माहेश्वर, 
Tess में प्रसादी, RRA । प्राणरिङ्गी, SARRA । शरण, प्रसाद- 
लिङ्गम | ऐक्य, महाछिङ्गमे सामरस्यको प्राप्त कर छेता है । 

इसी तरह आचारलिङ्ग, गुरलिग्गमें । dying, शिवलिङ्गे | fate, 
squint । arog, प्रसादलिङ्गमें । प्रसादलिङ्ग महालिङ्गं । 
महालिङ्ग, परशिवरूप olen सामरस्यको पाकर अखण्ड आनन्दाचुसवयुक्त 
हो जाता हे । 


CC-0. Swami Atmanand Giri व h Varanasi. Digitzed by eGangotri 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः VAS 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय | 
तथा विद्वान्‌ नामरूपादिसुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌॥ (3-3-4 ) 
इस ges श्रुत्यमिप्रायानुसार जैसे नदियों a मिलकर अपने 
नामरूपोंको त्यागकर सामरस्य ( एकत्व ) को पाती इ, उसी तरह शिवज्ञान 
युक्त वीरशैव अपने नामरूपोंसे विमुक्त होकर परशिव AGA सामरस्य 
-को पाता हैं । | 7 
जळे agha न्यस्तं va वन्हिरिवापितः | 
परे ब्रह्मणि ळीनात्मा विभागेन न दश्यते ॥६१॥ 
( सि. शि. मणि, परिच्छेद २०.) 
श्री जगदगुरु रेणुकाचायंजीकी इस उत्तिके अनुसार AÑ वीरशेव 
REE आचरणसे पांनीमें पानीकी तरह, अभिमें अभिकी तरह उस परशिव 
wea सामरस्यको पाकर शिवसायुज्यको प्राप्त कर छेता है | शुद्धात्मा अङ्ग 
नामकं जोवका fer नामक शिवमें सामरस्यको प्राप्त कर छेना ही 
“arpa” कहलाता है, यही 'शिवजीवेक्य' है और यही 
““शाक्तिविरिष्टाद्वेत” हे | | 
शिवं भूयात्‌ | शिव भूयात्‌ |! शिवं भूयात्‌!!! 


CC-0. Swami atmanar ANAR, अस 5 Digitzed by eGangotri 
कणोटकलिपि 
shanga पंचाचाय नामवछिः (संस्कृत) २ आना 
गोत्र qa पट (५ वीं आवृत्ति ) 
सन्यासाश्रम AAN: ( ३ री आवृत्ति, संस्कृत ) 
पञ्चनविशतिप्रश्नप्रकाश ( ३ री आवृत्ति, कर्णाटक ) 
श्रीपंचाचायं मङ्गलस्तो चाचलिः ( <वोंआवृत्ति ) 
संक्षिप्त शिवपूजाविधिः (६ वीं आवृत्ति ) 
यसचादिनिजतत्त्वद्पण ( ४ थी आवृत्ति, कर्णाटक ) 
शीरेणुकाचायेदातक ( २ री आवृत्ति, कर्णाटक काव्य ) 
पंचाचार्यप्रमाकर ( कर्णाटक ) . 
शिवशक्तिविळाख ( कर्णाटक ) 
थ्रीयुरुतत्त्वपद्गळु ( कणांटक गीत ) 
शुरुस्तवनदीपिके ( कणांटक ) 
श्रो रूद्रसु निशिचाचाय शतक (काव्य ) 
वीरशेवमतमीमांसा ( कर्णाटक ) 
वीरशेवाचारविधि ( कर्णाटक, ३ री आवृत्ति ) 
दिवाहचिधिः ( संस्कृत-कर्णाटक, ३ री आवृत्ति ) 
चैद्िकवाडय़य रहस्य ( कणोटक-संस्कत) ` ४ ? 
सन्यासाश्रमविमशतत्वस्थिरीकरण (कर्नाटक-संस्कृत,३रीआवृत्ति)६ ” 
आणमपरिज्ञान ( कणोरक-संस्कृत,) ` ce» 
शिवाधिकयरत्नावलि$(संस्क्ृत,कणोटकटीकोपेत, षडक्षरकविकृत)८ ” 
चसवध्चान्तदिवाकर ( २ री आवृत्ति, कर्णाटक ) ८ >” 
पंडित श्रीकाशीनाथशास्त्रुलवारि भाषणसु (तेलगु) < ” 
सैदिक शिवपूजाविधिः(वै दिकस्वरयुक्त,सुन्दरमुद्रण,संस्कृत-कणीकट)१ २” 
चीरशैवरत्न ( ४ थी आवृत्ति, कर्णाटक ) ` १२ > 
Speeches by Pandit Shri Kashinatha Shastri 


( English ) 12 As. 


8-७४ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


श्रीजगद्वरु पंचाचायस्तोतञरत्ना कर(कर्णाटक व नागरी-लिपि) १२ ” 


माहेइवरदीक्षविधिः ( संस्कृत-कर्णाटक, २ री आवृत्त) ५१२ 
सिद्धान्तसारावलिः (संस्कृत,सटीक,त्रिलोचन शिवाचार्य कृत) १२ ” 


31 


ç शिखासत्रसिद्धान्तद्पण ( कर्णोटक ) qua >» 
सचित्र रेणुकविजय ( कर्णाटक, २ री आदृत्ति ) १ रुपया 
सिद्धान्तरिखोपनिषत्‌ ( संस्कृत, कर्णाटकटीकासहित ) ५१ ” 
केनोपनिषत्‌ ( संस्कृत, कणोटकटीकासहित ) q. 
ईशावास्योपनिषत्‌ ( संस्कृत, कर्णाटकटीकासहित ) १ 9१ 


रेणुकविजय महापुराण ( कर्णाटक काव्य ) ३०. 
सिद्वान्तशिखामणिः(रेणकागस्यसंवाद,संस्कृत;कर्णाटकटीकासहित) २ ” 


सिद्धान्तशिखामणिः ( मूलमात्र) ` ६ आना 

चीरशौवसिद्धान्तसुधाकर ( संस्कृत-कर्णाटक ) २ रुपया 

शिवाद्वेतरमंजरी (कर्णाटकव्याख्यानसहित,संस्कृत,प्रटसं,१ ३२३) < > 
नागरी लिपि 


लिज्ञधारणच र्द्रिका ( संस्कृत, म० म० de, श्री शिवकुमार 
शाखिकृतरारन्नामकटीका सहित ) 


महानारायणोपनिषत्‌ ( संस्कृत, वीरशेंब भाष्य ) 
चीरशैवेन्दुशेखरः ( संस्कृत, ) | 
पंडित श्रीकाशीनाथशास्त्री यांचे भाषण (मराठी) < आना 
वीरशैचरत्न ( मराठी, २री आवृत्ति, छपरहा है ) 
सिद्धान्तशिखामणिः ( रेणुकागस्त संवाद, संस्कृत, मूलमात्र) ६ ” 

कम से कम १ रु० की पुस्तकें मँगाने वालों को वी. पी. से पुस्तकें भेजी 
जाती हैं । ५) रु० के ऊपर ier देनेवालोंकी और पुस्तक विक्रेताओं 
को ४ आना रुपया कमीशन. दिया जाता है | 


पताः--- 
मेनेजर--श्री पंचाचार्थ एलेकिटूकू प्रेस 
l qlo go ARE 


= 2 AN 


39 


CC-0 


L 


. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 






` 
. 


E 


i) Ved = 


uj 


abhu 









“क + |. 4 है 
pá k A T U b 
Le + at E Ca P di v F ns c œ 
A c LN; e T ed 5 93 न Fo ee > s-t eE L 
y Ç AS 71 P d EP ) ५ Ñ . y Pa Y. 


AA # L 
RR 


os 

- 

os 
+ 


